PART U 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 20 , 1999 (ASAR 29 , 1921 SAKA ) 


511 


लोक निर्माण विभाग, 
भवन एवं सड़क शाखा नारनौल 

वृत -भिवानी 

दिनांक 23 जून , 1999 
सं ० नं ० 649.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा 
सरकारी सवें पर, प्रयोजना नामत : निजामपुर, नांगल - चौधरी रोड़ से धोनेड़ा वाया मेघोर विजा रोड़, तहसील नारनौल , 

जिला महेन्द्रगढ़ के लिए ली जानी अपेक्षित है । इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि 
उपरोक्त प्रयोजना के लिए सम्भवत : अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपलब्ध के अधीन इन सब के लिए जारी की गई है , 
जिनसे संबंधित हों । 

उपरोक्त धारा वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को , जो फिलहाल अपने 
कर्मचारियों तया कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं इनाफे में किसी भी भूमि में जया पग करने और अन्य लो को 
को करने के लिए अमित करते हैं , जो उस धारा अपेक्षित अतुमत्य हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूभ के अभिग्रहण के संबंध में कोई प्रापति हो , इस मधिसूचना के 
प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर - ग्रन्दर जिला भूमि अभिग्रहण कलेक्टर गुड़गांव जिला राजस्व अधिकारी नारनौल 
लिखित रूप में दायर कर सकता है । 

विशिष्टियां 


म 


के सम्मुख. 


जिला 


परिक्षेत्र गांव 


हदबस्त सं ० 


क्षेत्रफल 


खसरा नं . 


तहसील 
नारनौल 


1. महेन्द्रगढ़ 


मेघोत हाला 


263 


मुस्लिम नं . 28 


1.25 


19 22 


19 


किला नं 


2 


1 


1 


मुस्लिम नं 0 43 


19 


19 


22 


12- 


9 8 
किलानं 0 : 2 - 

1 2 
मुस्लिम नं . : 3 


1 


2 


1 


1 


2. महेन्द्रमा मारनौल 


नांगल दरग 


260 


0.66 


21 


किला नं : 20, 


2 


मुस्लिम : 18 


20 


. 


21,22 . 


20 
किलानं ० : - , 10 , 11, - 

1 
खसरा नं 0 339 
मुस्लिम नं ० : 19 


- 


किला नं ०11 


कुल रकबा : 1.91 


. 


( हस्ता . ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
लो ० वि ० स ० एम शाखा , 

भिवानी । 


. 


512 


BARYANA QOYT GAZ., JULY 20,1999 (ASAR 29, 1921 SAKA ) 


| PART I 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


1 


(B & R BRANCH ) 


BHIW ANI CIRCLE 


.. 


The 23rd June , 1999. 
No. 649 .-_ Where it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be taken ty Cevorment , 
at the public expense, for a public purpose , namely, for Constructing Nizapipur Napgal Chaudhary road 
of Dholera Via Megot Bioja Road , tehsil Nasnagl, district Mohinder Garh , it is bereby notified that 
the land in the localty described below is likely to be acquired for the above purpose . 

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all 
whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section ,the Governor of Haryana is pleased to 
Buthorise the officers for the time being engaged in the undertaking, with their servants ,workoren to enter 
upon and survey land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to be acquisition of any land in the locality may within 
30 days of the publication of this notification , ſile an objection in writing before the Land Acquisition 
Collector, Haryana P.W. D., B & R Branch , Gurgaon District . Revenue Officer -cum - Land Acquisition 
Officer , Narnaul. 


SPECIFICATION 


Ss. No 


Listi ict 


Ichsil 


Willzeu /H.B . No. Area in Acres 


Remarks 


1 . 


M. Garh 


Naj paul 


Megot Hala 


Net 


M , No. 28 


K. No. 19/1 , 19/2 , 22/1 


H. No. 263 


1.25 


M. No. 43 


K. No. 2 , 9/1 , 9/2 , 12 , 
19/1 , 19/2 , 22/1 


2 . 


M. Garh 


: Narnaul 


Nangal Dargu 


0.66 


M. No. 3 


H. No. 260 


K. No. 20 , 21/2 . 


M. No. 18 


K.No. 1/2 , 10 , 11, 2011 , 
20/2 , 21, 22 


M. No. 19 


. 


K. No. 1 


Total 1.91 


Khasra No. 339 


(Sd.) 


. 


Superintending Engineer , 
P.W.D. and BR , Br. Bhiwani.. 


22063 CSE - Govt. Prens, U.T., Che . 


cho. 


4 


